[ PART I 


HARYANA GOVT. GAZ., MAY 20, 1986 (VYSK 30,-1908 SAKA) 


1441 


11 


१ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
BUILDINGS AND ROADS BRANCH 

The 5th May , 1986 
No. 4-19- B & R( Estt) -5-80.-- On successful completion of their training the following temporary 
Assistant Engineers are appointed as Sub -Divisional Engineers/ Assistant Engineers in the time scale 
of Rs. 940-40-1,100 --- EB - 50-1,400-60-1,700 -- EB - 75-2,000 with effect from the dates mentioned 
against each : 
Shri Raj Kumar Jain 

21st May , 1985 
( 2 ) Shri Arun Kumar Goel 

30th May , 1985 
( 3 ) Shri Ashok Kumar 

16th July , 1985 
( 4 ) Shri Basti Ram Bhobria 

16th July , 1985 

KIRAN AGGARWAL, 
Commissioner and Secretary to Government, 
Haryana , P.W.D., B & R Branch . 


. 


. 


E 


- 


D 


श्रम विभाग ० 


+ 


कोरीजन्डम 


दिनांक 20 अप्रैल , 1986 
संख्या 1 ( 75 ) 83-1 श्रमः- हरियाणा सरकार , श्रम विभाग के अधिसूचना क्रमांक 1( 75) 83-1 लैब, दिनांक 
20 मार्च, 1985 में क्रम संख्या 31, 32 व 33 के विरुद्ध कालम नं ० 3 में मौजूदा सीमा क्षत्र की बजाए निम्नलिखित सीमा 
• क्षेत्र पढ़ी जाए : 


क्र ० सं ० 


पदनाम 


अधिकारिता सीमा 


31. 


श्रम निरीक्षक , सर्कल I, पानीपत 


पानीपत शहर की पूर्व तरफ जो जी ० टी ० रोड़ 
द्वारा विभाजित होती है तथा दिल्ली - अम्बाला 
रेलवे लाईन और जी ० टी ० रोड़ के बीच का 
एरिया , जाटल रोड़ से दक्षिण में है,.संजय चौंक 
से दिल्ली की तरफ नगरपालिका क्षेत्र की सीमा 
तक । 


रा 


32. 


श्रम निरीक्षक , सर्कल II , पानीपत 


. 


श्रम निरीक्षक, सर्कल J; पानीपत , की क्षेत्रीय 
सीमा छोड़कर पानीपत पहर की लोकल सीमा 
तक तथा तहसील पानीपत का मतलोडा कस्वा । 


33. 


श्रम निरीक्षक , सर्कल III , पानीपत 


पानीपत तहसील का शेष भाग, श्रम निरीक्षक , 
सर्कल I तथा II, पानीपत , को सोमानों को छोड़ 
कर करनॉल जिले का घरौंडा ब्लाक तथा प्रसंध 
सब - तहसील । 


P 


n 


कुलवन्त सिंह, 


वित्तायुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार, 

श्रम तथा रोजगार विभाग । 


+ 


। 


